निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 39 ) पटना , वृहस्पतिवार , 10 जनवरी 2019 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 
9 जनवरी 2019 


सं० एल / एच०जी० - 14 - 03 / 2017 - 236 – श्रीमती ममता कुमारी, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
मुंगेर को बिहार सेवा संहिता के नियम - 220 एवं बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता - 2014 के नियम ( 2) के तहत 
प्रभार सौंपने की तिथि से कुल 180 ( एक सौ अस्सी ) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

उमेश प्रसाद रजक, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 39- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


